ना . दा . ( न एम . /1127 


REAGIS PRED NO . D . CO. NJn 


- 


- 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग IL . - ड 3 - उप - मण्ड (ii ) 
PART II - Section 3 - Sub -Section (th ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 5141 नई दिल्ली , मंगलवार, सितम्बर 11 , 1990/ भाद्र 20, 1912 
No. 514 ) NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 11, 1990/ BHADRA 20 , 1912 


- 


- 


इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके । 
Separule Paging is given to this part in order that it may be filod as a 

separate compilation 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 


नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1990 


सं . 56/ 90 ( एन , के . ) सीमाशुल्क 


का . पा . 697 ( अ ) : - - सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की 
धारा 7 के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
2445GI / 90 

( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - SEC . 3(i 


- 


- 


- 


- - - - 


वित्त मंत्रालय ( राजस्व और बीमा विभाग ), भारत मरकार की दिनांक 3 जुलाई , 1975 के 
अधिसूचना सं . 75- सीमाशुल्क में निम्नलिखित और संशोधन करती है : - - 
अर्थात् -- - 

उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न सारणी में जयपुर में मरवित क्रम सं . 2 के सामने , 
कालम 3 में , 
( क ) मद ( क ) में 

( 1 ) उप -मद (iii ) के अन्त में , " और " शब्द को हटा दिया जाएगा ; 
( 2) उप- मद ( iii ) के पश्चात् निम्नलिखित उप- मद जोड़ दी जाएगी 
अर्थात् : 
"( iv ) कलाई की घड़ियों और दोधार पड़ियों के पुर्जे " 
( ख ) मद ( ख ) में उप -गद ( VIII ) के पश्चात् , निम्नलिखित उप -मद 

जोड़ी जाएगी अर्थात् : 
" ( ix ) तैयार घड़ियां और दीवार पड़ियां । " 

[ फा . सं . 478 /7/ 89- सी . शु. - VIIJ 

श्रीमति अ . सूरी , अवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 11th September, 1990 

NO . 56 /90 (NT) - CUSTOMS 
S. 0 . 697( E).--- In exercise of the powers conferred by clause ( e ) of section 
7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962 ), the Central Government hereby makes 
the following further amendments in the notification of the Government of 
India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance ) 
No. 75 - Cu toms, dated the 3rd July , 1975 , namely : 

In the Table annexed to the said notification , against Serial No. 2 relating 
to Jaipur, in column 3, 

(a ) in item (a) — 
( 1 ) in sub - item ( iii ), the word " and" occurring at the end shall be 

omitted ; 


(Debe notification cernment hereby milion 


75-Cu toms, dateof Finance 


[999 DI - - 


3 ( ii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(2 ) after sub - item ( iii ) tho following sub - item shall be inserted , 

namely : 

" (iv ) parts of wrist watches and clocks" 
(b ) in item (b ) 
after sub - item ( viii) , the following sub - item shall be inserted , name 

ly : - - 
" (ix ) finished watches and clocks" . 

[F . No. 478/7189 -Cus . VII ] 
Mrs. A . SURI, Under Secy . 


Printed by the Manager, Govt . of India Press , Ring Road , New Delhi- 110064 

and Publlahod by the Controller of Publications, Delhi- 110054 , 1990 


